निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 882 ) 


14 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार, 5 अगस्त 2015 

ty I a k ku fo Hkkx 


अधिसूचना 

8 t - 2015 
सं० 22 / नि०सि०( मोतिo) - 08 - 03 / 2004 / 1293 — श्री अवधेश कुमार मंडल , तत्कालीन सहायक अभियन्ता , 
शीर्ष कार्य प्रमण्डल , बाल्मीकिनगर के विरूद्ध वर्ष 2003बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों के लिए एजेण्डा संख्या 77 / 350 
के तहत शीर्ष कार्य प्रमंडल , बाल्मीकिनगर में उपरोक्त कार्य के पाँचवें चालू विपत्र में 4805. 35 घन मीटर बोल्डर के लिए 
15 कि0 मी0 लीड का भुगतान किया गया एवं छठे चालू विपत्र में 15 कि0 मी0 लीड के लिए बोल्डर की मात्रा घटाकर 
1680 घन मीटर करते हुए शेष 3125.35 घन मीटर को 70 मीटर लीड में परिवर्तन किये जाने से विभाग को लगभग 
7 ,15, 000 / - रूपये का अधिक भुगतान करना पड़ा जिसके प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय संकल्प संख्या 
787 दिनांक 07.08.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 3073 दिनांक 06.11.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित 
किया गया , जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते 
हुए अधिक लीड पर भुगतान के आरोप को प्रमाणित नहीं मानते हुए श्री मंडल को दोषमुक्त करते हुए मामले को 
संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री मंडल को उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 882 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette. bih. nic.in 


